निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 53 


10 पौष , 1930 ( श ) 
पटना , बुधवार, 

31 दिसम्बर , 2008 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


2-6 


भाग -1 —नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , 

आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 
बी ० ए ० , बी 0 एस 0 सी 0, एम 0 ए 0, एम 0 एससी , 
लॉ भाग -1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , 
बी ० एस ० ई ० , डिप ० - इन - एड 0 , एम 0 एस0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 

छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 
भाग -1 ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 
भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकि है । 
भाग -8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -9_विज्ञापन 
भाग -9 - क — वन विभाग की निलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


7-7 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 


पूरक - क 


9-9 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 


2 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

19 दिसम्बर 2008 
सं ० भवन / स्था .1 - पद . - 105/ 2008/ 10984 ( भ . ) — पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या-12501 
(एस) , दिनांक -25.09.08 द्वारा सेवा प्राप्त निम्नांकित नवनियुक्त एवं नवप्रोन्नत सहायक अभियंताओं को अगले आदेश 
तक उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -3 में अंकित स्थान/ पद पर पदस्थापित किया जाता है: 
क्रमांक सहायक अभियन्ता का नाम 

प्रस्तावित पदस्थापन स्थान/ पद 


1 


2 


1 


2 


मो 0 जहाँगीर आलम ( नवनियुक्त ) 
श्री रूप कमल ( नवनियुक्त ) 
श्री रजनीश ( नवनियुक्त ) 


3 


4 


5 


6 


7 
8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


श्री राजेश कुमार सिंह (नवनियुक्त ) 
श्री रवि चन्द ( नव नियुक्त ) 
श्री गुंजन कुमार ( नव नियुक्त ) 
श्री सूर्यप्रकाश रत्न ( नव नियुक्त ) 
श्री गौतम कुमार (नव नियुक्त ) 
श्री संतोष कुमार ( नव नियुक्त ) 
श्री ज्योति प्रकाश सिंह ( नवनियुक्त ) 
श्री संजीव कुमार ( नवनियुक्त ) 
श्री ओम प्रकाश ( नवनियुक्त ) 
श्री जितेन्द्र कुमार ( नवनियुक्त ) 
श्री रविन्द्र कुमार रवि ( नवनियुक्त 
श्री राजेश पासवान ( नवनियुक्त ) 
श्री अनिल कुमार-I ( नवनियुक्त ) 
श्री ब्रजेश कुमार ( नवनियुक्त ) 
श्री अजय कुमार वर्मा ( नवनियुक्त ) 
श्री कमलेश प्रसाद (नवनियुक्त ) 
श्री अमीरूल्लाह अंसारी ( नवनियुक्त ) 
श्री प्रमोद कुमार ( नवनियुक्त ) 
श्री शोभनाथ कुमार ( नवनियुक्त ) 
श्री रंजीत कुमार ( नवनियुक्त 
श्री राकेश रंजन ( नवनियुक्त ) 
श्री विवेकानन्द ( नवनियुक्त ) 
श्री अनिल कुमार-|| ( नवनियुक्त ) 
श्री संजय कुमार ( नव प्रोन्नत ) 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


3 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , अररिया । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन अंचल, छपरा । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , पटना सिटी भवन प्रमंडल , गुलजारबाग , 
पटना । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन अंचल , गया । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , नालन्दा भवन प्रमंडल , बिहारशरीफ । 
सहायक निदेशक , अनु. एवं मुल्यां.कोषांग, पटना 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , मधुबनी । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , अरवल । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , शिवहर । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , गोपालगंज । 
प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल , नवादा । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , सिवान । 
अवर प्रमंडल , मोहनियाँ , भवन प्रमंडल , भभुआ 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , पूर्णियां । 
प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल , जमुई । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल, शेखपुरा । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , लखीसराय । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , आरंगाबाद । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , दरभंगा। 
योजना अभियन्ता , अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना । 
निजी सहायक , भवन अंचल , मोतिहारी 
प्राक्कलन पदाधिकारी, अग्रिम योजना अंचल , पटना । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , पटना भवन अंचल , सासाराम । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , पटना भवन अंचल , पटना । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन प्रमंडल , मोतिहारी । 
अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या -2 , पटना। 
योजना अभियंता , अभियंता प्रमुख का कार्यालय , भवन निर्माण 
विभाग , पटना। 
अवर प्रमंडल संख्या-3 , भवन प्रमंडल , पूर्णियां । 
अवर प्रमंडल, वीरपुर , भवन प्रमंडल , सुपौल । 
अवर प्रमंडल , डिहरी , भवन प्रमंडल , सासाराम । 
भवन निरूपण अंचल , संख्या-1, पटना । 
अवर प्रमंडल बहादुरगंज , भवन प्रमंडल , किशनगंज 
अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या -2 , पटना । 
प्राक्कलन पदाधिकारी , भवन अंचल, भागलपुर । 
अवर प्रमंडल, हिलसा , नालन्दा भवन प्रमंडल , बिहारशरीफ । 
भवन निरूपण अंचल , संख्या -1 , पटना । 
अवर प्रमंडल संख्या -1 , भवन प्रमंडल , सहरसा । 
भवन अवर प्रमंडल , अररिया । 
अवर प्रमंडल संख्या -1, भवन प्रमंडल , मधेपुरा । 
अवर प्रमंडल -6 , संरचना भवन प्रमंडल संख्या -2 , पटना । 
अग्रिम योजना प्रमंडल संख्या -1 , पटना। 
अवर प्रमंडल संख्या -3 , भवन प्रमंडल, हाजीपुर । 


22 


23 


24 


25 


. 


26 
27 


28 


29 


. 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


श्री रामाकान्त सिंह ( नव प्रोन्नत ) 
श्री सुरेश प्रसाद सिंह ( नव प्रोन्नत ) 
श्री रवीन्द्र शर्मा ( नव प्रोन्नत ) 
श्री परशुराम शर्मा ( नव प्रोन्नत ) 
श्री बृज बिहारी सिंह ( नव प्रोन्नत ) 
श्री शशि भूषण प्रसाद ( नव प्रोन्नत ) 
श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह ( नव प्रोन्नत 
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (नव प्रोन्नत ) 
श्री शिव पूजन साह ( नव प्रोन्नत ) 
श्री धर्मदेव गिरि ( नव प्रोन्नत ) 
श्री सत्य नारायण सिंह ( नव प्रोन्नत ) 
श्री रविनेश कुमार सिन्हा ( नव प्रोन्नत ) 
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ( नव प्रोन्नत ) 
श्री रवीन्द्र चन्द्र दास ( नव प्रोन्नत ) 
श्री जनार्दन शर्मा ( नव प्रोन्नत ) 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 

3 
श्री ताराकान्त चौधरी ( नव प्रोन्नत ) अवर प्रमंडल , झंझारपुर, भवन प्रमंडल , मधुबनी । 
श्री उदय नारायण गुप्ता ( नव प्रोन्नत ) अवर प्रमंडल संख्या -1 , भवन प्रमंडल , कटिहार । 
श्री नरेश कुमार ( नव प्रोन्नत ) 

योजना अभियंता , अभियंता प्रमुख कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, 

पटना । 
श्री राम जनू सिंह (नव प्रोन्नत ) 

अवर प्रमंडल संख्या -3, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना । 
श्री अमीर प्रसाद सिंह ( नव प्रोन्नत ) अवर प्रमंडल संख्या -1 , भवन प्रमंडल, छपरा । 
श्री कृष्ण नन्दन सिंह ( नव प्रोन्नत ) अवर प्रमंडल संख्या-1, भवन प्रमंडल, बेगूसराय । 
श्री जीतेन्द्र कुमार ( नव प्रोन्नत ) 

अवर प्रमंडल , पुपरी , भवन प्रमंडल , सीतामढ़ी। 
श्री शिव पूजन सिंह ( नव प्रोन्नत ) अवर प्रमंडल संख्या -2 , भवन प्रमंडल, छपरा । 
श्री विन्देश्वरी प्रसाद ( नव प्रोन्नत ) अवर प्रमंडल संख्या-2 , भवन प्रमंडल , नवादा । 
श्री बशीर अहमद अंसारी ( नव प्रोन्नत अवर प्रमंडल संख्या -2 , भवन प्रमंडल , शेखपुरा । 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


2. नवपदस्थापित सभी सहायक अभियंता अधिसूचित पद का प्रभार एक सप्ताह के अन्दर ग्रहण करना 
सुनिश्चित करेगें। 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश कुमार वर्मा, 
सरकार के अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 दिसम्बर 2008 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-5662 / वा 0 क 0 - श्री हरिनाथ मिश्र, बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त, प्रभारी , पटना विशेष अंचल , पटना को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति के 
फलस्वरूप अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), गया के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–5663 / वा 0 क 0 - श्री रामाशंकर सिह, बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल , मुजफ्फरपुर को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति 
के फलस्वरूप अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ), मुजफ्फरपुर के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–5664 / वा 0 क 0 - श्री महेश्वरी कुमार वर्मा, बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति 
वाणिज्य - कर उपायुक्त , प्रभारी, कटिहार अंचल, कटिहार को वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति 
के फलस्वरूप अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्र ०), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो ० 34-01 / 2008-5665 / वा ० क 0 - श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय , बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी, बेतिया अंचल , बेतिया को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति के 
फलस्वरूप अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 
सं ० 6 / गो ० 34-01 / 2008-5666 / वा o 

वा ० क 0 - श्री हरिद्वार प्रसाद सिह , बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य - कर उपायुक्त , प्रभारी, पटना पश्चिमी एवं मध्य अंचल, पटना को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त (प्र0 ), तिरहुत एवं 
सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-5667 / वा 0 क 0 - श्री प्रेमचन्द चौधरी, बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
उपायुक्त , अंकेक्षण , पटना को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश 
तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता 


है । 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-5668 / वा ० क 0 - श्री नवनीत नन्दन सहाय, बि ० वि ० से 0 , सम्प्रति 
महाप्रबंधक, बिहार स्टेट विवरेजेज कॉरपोरेशन, पटना को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति के 
फलस्वरूप अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , बिहार, पटना के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 


4 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 
सं ० 6 / गो 34-01 / 2008-5669 / वा ० क 0 - श्री शंकर कुमार मिश्र, बि 0 वि 0 से0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त , प्रभारी, बेतिया अंचल , बेतिया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–5670 / वा 0 क 0 - विभागीय अधिसूचना संख्या 2765 दिनांक -30.06.08 
को रद्द करते हुए श्री अरूण कुमार मिश्रा, बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटना विशेष 
अंचल , पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, पटना विशेष अंचल , 
पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-5671 / वा 0 क 0 - श्री ओमप्रकाश झा , बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति वाणिज्य - कर 
उपायुक्त , अंकेक्षण , मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
उपायुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल , मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–5672 / वा 0 क 0 - श्री अयोध्या पासवान , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति जिला 
लेखा पदाधिकारी, भागलपुर की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , प्रभारी, पटना पश्चिमी एवं मध्य अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-5673 / वा 0 क 0 - डा 0 सुनील कुमार, वि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति जिला भविष्य 
निधि पदाधिकारी , सारण ( छपरा) की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए , अगले आदेश तक के लिए 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , बेतिया अंचल, बेतिया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008- 5674 / वा 0 क 0 – श्री सजन कुमार रूंगटा , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटनासिटी पूर्वी अंचल, पटनासिटी को स्थानान्तरित करते हुए दिनांक -01. 
02.09 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, मधुबनी अंचल , 
मधुबनी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–5675 / वा 0 क 0 - श्री बजरंगी प्रसाद , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति जिला लेखा 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की सेवा वित्त विभाग से वापस लेते हुए, अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त, प्रभारी, सीवान अंचल, सीवान के पद पर नियुक्त किया जाता है । 
सं ० 6 / गो 34-01 / 2008-5676 / वा ० 

क 0 - श्री 

मार्केण्डेय ओझा, बि o वि o से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , पटनासिटी पश्चिमी अंचल, पटनासिटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, कटिहार अंचल , कटिहार के पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–5677 / वा o क 0 - श्री नरेन्द्र कुमार, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
पदाधिकारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, फारविसगंज अंचल , फारविसगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लाल बाबू गुप्ता, 
सरकार के अवर सचिव । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) 


अधिसूचना 

23 दिसम्बर 2008 
सं ०I / ई - 613 / 2005-3250— श्री राजकुमार झा , जिला अवर निबंधक , बक्सर को दिनांक -25.03.2005 से 
दिनांक -16.04.2005 तक कुल 23 ( तेईस ) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228, एवं 
248 ( A) के अन्तर्गत व्यक्तिगत कारणों से दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

एन 0 विजयलक्ष्मी , 
निबंधन महानिरीक्षक । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 सितम्बर 2008 
सं ० 01 / रा. स्था .(3)पद.- 015 / 2008 सह. - 4026— श्री श्रवण कुमार, प्रबंध निदेशक, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ०, औरंगाबाद को प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी , औरंगाबाद 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 


5 


सं ० 01 / रा.स्था.(3) पद .- 015 / 2008 सह. - 4027— श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया को 
प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, खगड़िया अंचल , खगड़िया का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 

2. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1935 ( अधिनियम 6,1935 ) की धारा 6 (1) के अतर्गत जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को निबंधक, सहयोग 

समितियाँ के सहायतार्थ नियुक्त किये जाते हैं । 
3. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 ( अधिनियम 6,1935 ) की धारा 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का 

प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद को उक्त अधिनियम की 
धारा -11, 26 , 41 , 44 (5), 48 ( 6 एवं 8 ) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 

1959 के नियम -37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं । 
4. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा -6( 2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये बिहार के 

राज्यपाल सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, खगड़िया को अधिनियम की धारा -12, 14( उप धारा -10 को 
छोड़कर), 20, 25, 35 , 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में और धारा –34, 
48, ( उपधारा- 6 एवं 8 को छोड़कर) 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी 
सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियों की शक्तियों के साथ बिहार सोसायटी नियमावली, 

1959 के एतद्संबंधी निबंधक , सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान करते हैं । 
5 . प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने - अपने कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


22 अक्तूबर 2008 
सं ० 01 / रा.स्था.(3) पद .- 015 / 2008 सह. - 4260— श्री नागेन्द्र प्रसाद, प्रबंध निदेशक , दी मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ०, मोतिहारी को प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी 
चम्पारण, मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

संख्या -01 / रा.स्था.(3) पद. - 015 / 2008 सह. - 4261— श्री अरविन्द कुमार पासवान, सहायक निबंधक, स.स., 
सिकरहना अंचल, मोतिहारी को प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मोतिहारी 
अंचल , मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1935 ( अधिनियम 6,1935 ) की धारा -6 (1 ) के अतर्गत जिला 

सहकारिता पदाधिकारी, एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को 

निबंधक, सहयोग समितियाँ के सहायतार्थ नियुक्त किये जाते हैं । 
3. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 ( अधिनियम 6,1935) की धारा 6 ( 2) के तहत प्रदत्त शक्ति का 

प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उक्त 
अधिनियम की धारा -11, 26, 41 , 44 (5), 48 (6 एवं 8 ) तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी 
सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम -37 , 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक, सहयोग समितियाँ की सभी 

शक्तियाँ प्रदान करते हैं । 
4. बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम,1935 की धारा -6( 2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये 

बिहार के राज्यपाल सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मोतिहारी को अधिनियम की धारा -12, 14( उप 
धारा -10 को छोड़कर), 20 , 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ 
में और धारा –34 , 48, (उपधारा- 6 एवं 8 को छोड़कर) 50, 52 एवं 54 के अधीन सीमित एवं असीमित 
दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक , सहयोग समितियों की शक्तियों के साथ 
बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली, 1959 के एतद्संबंधी निबंधक , सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ प्रदान 
करते हैं । 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने - अपने कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


5 . 


7 नवम्बर 2008 
सं ०1 / वि.स.से.(नि.प.)- 05 / 2003-4407— श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ (पणन), 
बिहार, पटना को प्रभार ग्रहण के तिथि से प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि ., पटना तथा प्रबंध 
निदेशक, बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन लि 0, पटना का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय कुमार शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


6 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 

3 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / वि.स.से. (नि.प.) - 028 / 97-4808 -विभागीय राज्यादेश संख्या 6265 दिनांक 28.12.07 के संदर्भ में 
महालेखाकार ( ले० एवं हक 0) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या 12 कॉप-।।। ए 7-836 दिनांक 07.07.2008 से प्राप्त 
छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री कन्हैया लाल, उप निबंधक , सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का 
दिनांक 5.05.1989 से 06.02.1992 तक की सेवा टूट / प्रभार रहित अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 , 229, 
234 एवं 239 के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2153 दिनांक 22.09.2005 की कंडिका -1 को संशोधित करते हुये 
निम्नानुसार अवकाश की स्वीकृति दी जाती है: 

1. दिनांक 5.05.89 से 31.10.89 तक 180 दिनों का उपार्जित अवकाश के रुप में 
2. दिनांक 1.11.89 से 20.11.89 तक 20 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश के रुप में 
3. दिनांक 21.11.89 से 09.01.90 तक 50 दिनों का असाधारण अवकाश(छुट्टी देय नहीं रहने के कारण) । 
4. दिनांक 10.01.90 से 29001.90 तक कुल 20 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश के रुप में 
5. दिनांक 30.01.90 से 25007.90 तक कुल 177 दिनों का असाधारण अवकाश के रूप में (छुट्टी देय नहीं 

रहने के कारण ) । 
2. विभागीय राज्यादेश संख्या 6225 दिनांक 28.12.07 के अनुसार दिनांक 26.07.90 से 18.12.90 तक कुल 146 दिन 
अनिवार्य पदस्थापन की प्रतिक्षा तथा दिनांक 19.12.90 से 06.02.92 तक कुल 415 दिन असाधारण अवकाश (वेतन रहित ) के 
रुप में विनियमित होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुप्तेश्वर प्रसाद , 

सरकार के अवर सचिव । 

10 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / रा.स्था.(2) सह.से. (व्य .)- 06 / 2004-4863 — श्री बीरेन्द्र ठाकुर, प्रबंध निदेशक, मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल 
कोऑपरेटिव बैंक लि 0, मुंगेर को दिनांक 17.08.08 का रविवारीय अवकाश उपभोग की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता 
के नियम 227 एवं 230 के तहत दिनांक 18.08.2008 से 31.08.08 तक कुल चौदह दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण मासिक 
वेतन पर स्वीकृत किया जाता है । 

उपार्जित अवकाश अवधि का वेतन एवं अनुमान्य भत्तों का भुगतान मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि 0, मुंगेर 
(वाह्य नियोजक ) द्वारा किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

ललन राय , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 41-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 


7 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


जल संसाधन विभाग 


आवश्यक सूचना 

24 दिसम्बर 2008 
सं ० सिं o को0- 125 /06-956 — कोशी नदी में आयी बाढ़ से पूर्वी एफलक्स बांध के टुटने के कारण पूर्वी 
कोशी मुख्य नहर तथा उससे निसृत नहर प्रणालियों के क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप उनका पुनर्स्थापन कार्य कराने 
के पश्चात् ही इनमें सिंचाई व्यवस्था बहाल करना संभव होगा । इसी प्रकार पश्चिमी कोशी मुख्य नहर तथा उससे 
निसृत नहर प्रणालियों में भी पानी देना संभव नहीं है। 

अतः उक्त नहरों के कमांड क्षेत्र के कृषकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान वर्ष 2008-09 
के रब्बी मौसम में सिंचाई हेतु उक्त नहरों से जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा वे सिंचाई हेतु निजी अथवा अन्य 
श्रोत से पटवन की व्यवस्था स्वयं करने का कष्ट करें। उपरोक्त कार्य में किसानों का भी भरपुर सहयोग प्रार्थित है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण )। 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

22 दिसम्बर 2008 
सं ० भवन / स्था . 1 - पद . - 105 / 2008 10988 ( भ. ) — भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-10984 ( भ. ), 
दिनांक -19.12.2008 के क्रमांक -23 के समक्ष स्तम्भ -3 में अंकित पदस्थापन स्थान/ पद " पटना भवन अंचल , सासाराम 
के स्थान पर " भवन प्रमंडल , सासाराम " पढ़ा जाय । 
2. प्रासंगिक अधिसूचना की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश कुमार वर्मा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 41-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 


8 


बिहार गजट , 31 दिसम्बर 2008 


9 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं ० 1 / निग.को.( रा.आ.)09 / 2007-5061 

सहकारिता विभाग 


संकल्प 

24 दिसम्बर 2008 
श्री पारसनाथ प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी,पश्चिमी चम्पारण बेतिया के विरूद्ध श्री अश्विनी कुमार मिश्र से 
प्राप्त परिवाद की जाँच विभागीय पत्रांक 745 दिनांक 08.03.2007 के द्वारा संयुक्त सचिव सह मुख्य निगरानी 
पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार , पटना से करायी गयी । संयुक्त सचिव सह मुख्य निगरानी पदाधिकारी, सहकारिता विभाग , 
बिहार , पटना के पत्रांक 1389 दिनांक 18004.2007 के द्वारा प्राप्त जाँच - प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय 
पत्रांक 150 दिनांक 09001008 द्वारा श्री प्रसाद को प्रपत्र क में आरोप - पत्र भेजते हुए उनसे आरापों के संबंध में स्पष्टीकरण 
की मांग की गई । स्मारित किये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया । वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये 
गये आदेश के आलोक में वगहा 1 एवं 2 तथा रामनगर प्रखण्ड में 90 अवक्रमित बहुधंधी सहयोग समितियों में इनके द्वारा न 
तो चुनाव कराया गया और न ही प्रशासक की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की गई । अतएव उक्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक 
समीक्षोपरान्त , श्री पारसनाथ प्रसाद , जिला सहकारिता पदाधिकारी,पश्चिमी चम्पारण बेतिया के विरूद्ध वरीय पदाधिकारियों के 
आदेश का उल्लंधन करने, अनुशासनहीनता बरतने तथा कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया है । 

अतएव राज्य सरकार के निर्णयानुसार, श्री प्रसाद को निम्नांकित दंड संसूचित की जाती है : 
(1 ) निन्दन जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 2006-07 में की जायेगी । 
(2 ) इनकी दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

देवकान्त दिवाकर, 
सरकार के उप - सचिव - सह 
मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 41-571 + 00 - डी ० टी ० पी ० । 


